निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 531) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018 

सं0 08 / आरोप - 01 - 330 / 2014सा0प्र0 - 4172 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


28 मार्च 2018 
श्री राजीव रंजन सिंह, बि0प्र0से0 , कोटि क्रमांक -470 / 11 ( सम्प्रति सेवानिवृत) को जिला भू - अर्जन 
पदाधिकारी , भागलपुर के पदस्थापन काल में वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी कृत्य के लिए कोतवाली थाना 
( भागलपुर) कांड संख्या - 500 / 17, दिनांक 08 .08. 2017 का अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया । कालान्तर में इस 
मामले की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा आरंभ की गयी । उक्त स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
विधि विभाग के आदेश संख्या - 252 दिनांक 28. 12.2017 ( शद्धि पत्र संख्या - 14 दिनांक 18.01.2018) द्वारा श्री सिंह के 
विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी । 

2. उक्त कांड में निहित आरोपों पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 
18( प्र०स्थाo) दिनांक 31. 08.2017 द्वारा आरोप, प्रपत्र - क प्राप्त हुआ , जिसके आलोक में विभागीय स्तर पर गठित 
आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक 438 दिनांक 09. 01. 2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की 
गयी । एतद संबंधी पत्र बिना तामिला के ही वापस आ गया । इसके उपरांत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री सिंह को 
स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया । इसके वावजूद श्री सिंह से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा । तदोपरांत 
आरोपों की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के आलोक में वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी । 

3. अतएव निर्णय लिया गया है कि श्री राजीव रंजन सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 470 / 11 तत्कालीन 
जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ( सम्प्रति सेवानिवृत ) के विरूद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 जून 2018 
जाँच बिहार पेंशन नियमावली – 1950 के नियम - 43 " बी0 " के तहत करायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के संचालन 
पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी , 
भागलपुर द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे । 

4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 531 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


